रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


-:-. 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 14, 2017 / माघ 25 , 1938 
NEW DELHI , TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017 / MAGHA 25, 1938 


सं . 375 ] 
No. 375 ] 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

आदेश 


नई दिल्ली , 14 फरवरी , 2017 


का . आ . 414( अ). केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बने केन्द्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण का गठन करती है, अर्थात् : 


(i) सचिव, पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार - अध्यक्ष ; 
( ii ) आर्दभूमि संबंधी कार्यनिर्वहन करने वाला विशेष सचिव या अपर सचिव , पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , 
भारत सरकार - उपाध्यक्ष 
(iii ) पर्यटन मंत्रालय , भारत सरकार से एक प्रतिनिधि ( जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ) – पदेन सदस्य ; 
(iv) जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार से एक प्रतिनिधि ( जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न 
हो ) – पदेन सदस्य ; 
( v) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रतिनिधि ( जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ) – पदेन सदस्य ; 
(vi) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार से एक प्रतिनिधि ( जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ) 
- पदेन सदस्य; 
( vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशित – पदेन सदस्य ; 
( viii ) आर्द्रभूमि संबंधी कार्यनिर्वहन करने वाला संयुक्त सचिव या सलाहकार, पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 
भारत सरकार - पदेन सदस्य ; 
( ix ) विशेष सदस्य - सरोवर -विज्ञान ( प्रो . वी . आर. गुनाले -सेवानिवृत्त आचार्य, प्रो . पारिस्थितिकी विज्ञान), वनस्पति -विज्ञान विभाग , 
पुणे विश्वविद्यालय ); 
(x) विशेषज्ञ सदस्य - पारिस्थितिकी विज्ञान ( प्रो. बी.सी. चौधरी- सेवानिवृत्त आचार्य, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ); 
(xi) विशेषज्ञ सदस्य - पक्षीविज्ञान ( डॉ . अजय सक्सेना, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन , गोवा सरकार ); 


781 GI/ 2017 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( xii) विशेषज्ञ सदस्य - जल विज्ञान ( डॉ . जगदीश कृष्णास्वामी, पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट , बंगालुरू) ; 
BITI 


( xiii ) आर्द्रभूमि संबंधी कार्यनिर्वहन करने वाला निदेशक या अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक , पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय - सदस्य सचिव । 
2. प्राधिकरण की अवधि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगी । 


[9 . 1. 57-22012/31/2005 - iga (5 opg)] 

बृजेश सिक्का , वैज्ञानिक जी 


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

ORDER 

New Delhi, the 14th February, 2017 
S . O . 414 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 3 of the Environment 
( Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government hereby constitutes the Central Wetlands Regulatory 
Authority consisting of the following members, namely: 
(i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Chairperson ; 
( ii) Special Secretary or Additional Secretary dealing with the wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change , Government of India - Vice Chairperson ; 
( iii) A representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Tourism , Government of India - Member 
- ex - officio ; 
( iv ) A representative (not below the rank of Joint Secretary ) from Ministry of Water Resources, River Development 
and Ganga Rejuvenation , Government of India - Member- ex - officio ; 
(v ) A representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Agricultureand Farmers Welfare, 
Government of India - Member -ex -officio ; 
(vi) A representative (not below the rank of Joint Secretary ) from Ministry of Social Justice and Empowerment , 
Government of India - Member - ex -officio ; 
(vii ) The Chairman , Central Pollution Control Board or his nominee - Member - ex -officio ; 
(viii ) Joint Secretary or Adviser dealing with the wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change , 
Government of India - Member-ex-officio ; 
(ix ) Expert Member - Limnology (Prof.V .R .Gunale -Retd . Prof. of Ecology, Department of Botany, University of 
Pune ); 
( x ) Expert Member - Ecology (Prof. B .C . Choudhury - Retd . Professor ,Wildlife Institute of India, Dehradun ); 
(xi) Expert Member - Ornithology (Dr. Ajai Saxena , Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife 
Warden, Government of Goa ); 
(xii) Expert Member - Hydrology (Dr. Jagdish Krishnaswamy, Ashoka Trust for Research in Ecology and the 
Environment, Bengaluru ) ; and 
(xiii ) Director or Additional Director or Joint Director dealing with the Wetlands in the Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change - Member Secretary . 
2 . The term of the Authority shall be three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

[F . No. J-22012/ 31/2005 - CS ( W )] 


BRIJESH SIKKA , Scientist ‘G ’ 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

SARVESH KUI 
SRIVASTAVA 


AR 


Digitally signed by SARVESH 
KUMAR SRIVASTAVA 
Date: 2017 .02. 16 18 :48:44 
+ 05 30 


